रजिस्ट्री सं० डीएल० -33004/ 97 


--- 


REGD. NO . D . L.- 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART I--- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं0 43 ] 
No. 43 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 26 , 1998 / फाल्गुन 7 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26 , 1998/PHALGUNA 7, 1919 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998 
10 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक ( अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2010 का निर्गम 


संख्या 4 ( 13 ) - डब्ल्यू एण्ड एम / 93 . - भारत सरकार एतद्वारा दिनांक 27 फरवरी , 1998 को 10 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक ( अहस्तांतरणीय ) 
विशेष प्रतिभूति , 2010 ( इसके पश्चात् संक्षेप में "विशेष प्रतिभूति " के रूप में निर्दिष्ट ) का निर्गम अधिसूचित करती है । 

1. विशेष प्रतिभूति में अभिदान करने के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा 

इसके साथ अनुबंध में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत बैंक विशेष प्रतिभूति के अभिदान करने के पात्र होंगे और प्रतिभूति में उनके अभिदान की सीमा उक्त 
अनुबंध में उनके क्रमिक नामों के सामने दर्शाए अनुसार उनके पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि तक होगी । उपरोक्त 
अनुबंध में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों के सिवाय कोई बैंक, कंपनी निगम अथवा कोई अन्य निकाय सहित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रतिभूति में अभिदान का 
पात्र नहीं होगा । 

2. निर्गम का मूल्य एवं तिथि 

( i ) विशेष प्रतिभूति पात्र बैंकों द्वारा आवेदन की गई राशि के समतुल्य जारी की जाएगी । 

( ii ) विशेष प्रतिभूति की निर्गम तारीख पात्र बैंकों से अभिदान प्राप्त होने की तारीख अर्थात् 27 फरवरी, 1998 होगी । 
. 3. प्रतिभूति का रूप 

विशेष प्रतिभूति निवेश करने वाले बैंकों के खाते में लोक ऋण कार्यालय , भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के पास रखे सहायक सामान्य बही खाते 
में " स्टाक " के रूप में जारी किए जाएंगे । 
4. वापसी अदायगी 

विशेष प्रतिभूति छ: समान किस्तों में निम्नलिखित तारीखों पर वापसी अदायगी की पात्र होगी : 
किस्त संख्या 

27 फरवरी, 2005 

27 फरवरी, 2006 
532 GI/98 


तारीख 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


27 फरवरी, 2007 
27 फरवरी, 2008 
27 फरवरी, 2009 
27 फरवरी , 2010 


विशेष प्रतिभूति पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा । व्याज अर्द्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा । जिसकी गणना समय 
समय पर बकाया राशि पर प्रतिभूति जारी किए जाने की तारीख से ऊपर पैरा 4 के अनुसार छठी एवं अंतिम किस्त की 
वापसी- अदायगी की नियत तिथि के ठीक पहले सक करके प्रतिभूति पर दी जाएगी । प्रतिभूति पर व्याज का भुगतान मुंबई 

स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा । 
( i ) ब्याज का भुगतान राशि को निकटतम रुपए में पूर्णाकित करने के उपरांत किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु पचास पैसे से कम 

की राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तथा पचास पैसे एवं इससे अधिक को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा । 
6. हस्तांतरणीयता एवं रूपांतरण 
विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा प्रतिभूति को किसी भी अन्य रूप में रूपांतरित किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

7. सांविधिक उपबन्ध 

__ ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसका इस अधिसूचना में उपबंध नहीं किया गया है , विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अधिनियम , 1944 तथा 
इसके अन्तर्गत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 1946 के अनुसार अधिशासित होंगे । 

8. कर कानूनों की प्रयोग्यता 
विशेष प्रतिभूति में निवेश का मूल्य एवं उस पर देय ब्याज समय- समय प्रयोज्य कर - कानूनों के उपबंधों के अनुसार अधिशासित होगा । 
9. विशेष प्रतिभूति में निवेश का पात्रता 

निवेशकर्ता बैंकों द्वारा विशेष प्रतिभूति में किए गए निवेश को वैसा निवेश नहीं माना जाएगा जो कि निवेशकर्ता बैंकों पर लागू होने वाले किसी 
सांविधिक उपबंध अथवा निर्देश के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में उनके द्वारा निवेशकिया जाना अपेक्षित होता है । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 
जे. एस. माथुर, अपर सचिष ( बजट ) 

अनुबंध 
क्रम सं. बैंक का नाम 

पूंजी का आवंटन 

( करोड़ रुपया ) 
इंडियन बैंक 

1750 
यूको बैंक 

350 
कैनरा बैंक 

600 


2700 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 26th February , 1998 
Issuo of 10 per cent Nationalised Banks (Non - transferable) Special Security, 2010 
No. 4 (13)- W & M /93. — Government of India hereby notifies the issue of 10 percent Nationalised Banks (Non 
transferable ) Special Security , 2010 , (heroinafter briefly described as “ the Special Security ) on February 27 , 1998 . 
. 1. Eligibility for making subscription to the special security and Limit of subscription . 

The national ised banks as referred to in the Annexure hereto shall be eligible to subscribe to the special security 
and their subscription to the security shall be limited to the extent of the amount allocated by the Government of 
India for strengthening their capital base as shown against their respective names in the said Annexure. No other 
person including any bank , company corporation or any other body except the nationalised banks as referred to in 
aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the security. 


[ YTTI- Ung 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Price and date of issue 
(i) The Special Security will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.. 
(i ) The date of issue of the special security will be the date of reccipt of subscription from the eligible banks i. e. 

February 27, 1998 . 
3 . Form of security 

The special security will be issued in the form of Stock to be held at credit of the investing banks s Subsidiary 
General Ledger Account maintained with Public Debt Office , Reserve Bank of India , Mumbai. 

4 . Repayment 
The special security shall be repayable in six equal annual instalments on the following dates : 

Instalment No . 


Date 


February 27 , 2005 
Febroary 27 , 2006 
February 27, 2007 
February 27, 2008 
February 27 , 2009 
February 27 , 2010 


5 . Interest 
(i) The special security will bear interest at the rate of 10 percent per annum . Interest will be payable at half 

yearly intervals reckoned from the date of issue of the security on the amount outstanding from time to time 
till the date immediately preceding the date on which the 6th and final instalment of rcpaymentas per para 
grapb 4 hereinabove would become due and payable on the security. Interest on the security will be payable 

at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai. 
( ii) Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose , amount of interest less 

than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupec . 
6 . Transferability and Convcrsion 
The Special Security shall not be transferable and conversion of the security in any other form shall not be permitted . 
7 . Statutory Provisions 

With respect to any such matter which has not been provided under this notification the Special Security shall be 
governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder. 

8 . Applicability of Tax Laws 

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provi 
sions of tax laws as applicable from time to time. 

9. Eligibility of investment in the Special Security 

The investment in the special security by the investing banks would not be considered as an eligible investment 
which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or direction applicable to 
the investment banks. 


By Order of the President of India 
J. S.MATHUR , Addl. Secy. (Budget) 


ANNEXURE 


Sr. No . 


Sr. No. 


Name of Bank 


Name of Bank 


- 


Allocation of Capital 


Allocation of Capital 


on! 


Indian Bank 
UCO Bank 
Canara Bank 


(Rs. ctore ) 

1750 
350 
600 
2700 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi-110064 

and Published by tho Controllor of Publications, Delhi-110054 - 1998 


